रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD . NO . D. L.-33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण . 
EXTRAORDINARY 
भाग 11 - खण्ड 3 – उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 - Sub- section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 25 , 2012 / ज्येष्ठ 4 , 1934 
NEW DELHI, FRIDAY , MAY 25 , 2012 / JYAISTHA 4 , 1934 


सं , 237 ] 
No. 237 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 25 मई , 2012 
सा. का .नि . 388( अ), केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और संशोधन किए जाने के लिए कतिपय नियमों जिनका केन्द्रीय 
सरकार, मोटर यान अधिनियम , 1988 ( 1988 का 59 ) की धारा 88 की उप - धारा ( 14 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , प्रस्ताव करती 
है , का निम्नलिखित प्रारूप , सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके इनसे प्रभावित होने की संभावना है । उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप - धारा 
(1 ) की अपेक्षानुसार एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । 

2. नियमों के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों अथवा सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार 
किया जाएगा ; 

3. इन नियमों के प्रारूप के संबंध में कोई भी आपत्ति अथवा सुझाव , यदि कोई हो , संयुक्त सचिव ( परिवहन ) सड़क परिवहन और 
राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जाएं । 

नियमों का प्रारूप 
1. (1 ) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान ( संशोधन ) नियमावली, 2012 कहा जाएगा । 

(2 ) ये नियम , शासकीय राजपत्र में अंतिम रूप से प्रकाशित होने की तारीख को प्रभावी होंगे । 
2. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली , 1989 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा गया है ) में , नियम 87 के उप -नियम 

( 2 ) में , पंद्रह हजार रुपए शब्दों के स्थान पर सोलह हजार पांच सौ रुपए शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 
3. उक्त नियमावली में, फार्म 46 में , क्रमांक 13( ख ) के सामने, राष्ट्रीय परमिट के लिए शीर्ष के अंतर्गत 15 , 000/- रु. शब्द तथा 

अंकों के स्थान पर सोलह हजार पांच सौ रुपए शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 
4. उक्त नियमावली में , फार्म 47 में, मिश्रित शुल्क / करों की अदायगी का प्रमाण - पत्र ( पर्यटक परमिट के लिए ) शीर्ष के अंतर्गत , 
15 ,000/ - रु. शब्द एवं अंकों के स्थान पर सोलह हजार पांच सौ रुपए शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

[ फा . सं. आरटी/16031/6/2010 - टी ( पार्ट ) ] 

नितिन आर. गोकर्ण, संयुक्त सचिष 
पाद टिप्पण : मूल नियमों को सा . का.नि. 590 ( अ) , दिनांक 2 जून , 1989 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन 
सा. का. नि . 148 ( अ ), दिनांक 7 मई , 2010 द्वारा किया गया था । 


1885 GI /2012 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II Sec. 3 (1)] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 25th May, 2012 


GS.R . 388 ( E ).- The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules , 1989, 
which the Central Govemment proposes to make in exercise the powers conferred by sub -section ( 14 ) of Section 88 of the 
Motor Vehicles Aci, 1988 ( 59 of 1988 ), is hereby published as required by sub - section ( 1) of Section 2 12 ofthe said Aci for 
information of all persons likely to be affected thereby. 


2. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules will 
be considered by the Central Government ; 

3 . Objections and suggestions to these draft rules , if any, may be sent to the Joint Secretary ( Transport), Ministry 
ofRoad Transport and Highways , Transport Bhawan , Parliament Street , New Delhi- 110001. 

Draft Rules 
1. (1) These rulesmay be called the CentralMotor Vehicles (Amendment) Rules , 2012. 

(2 ) They shall come into force in the date of their finalpublication in the OfficialGazette . 
2. In the Central Motor Vehicles Rules , 1989 (hereinafter) referred to as the said rules , in sub rule (2) of rule 87, for 

the words " rupees fifteen thousand " the words " rupees sixteen thousand five hundred " shall be substituted . 
3. In the said rules, in Form 46 , against serial number 13 (b ), under the heading " For National Permit” the word and 

figures “ Rs . 15 ,000 " the words “ Rupees sixteen thousand five hundred ” shall be substituted . 
4. In the said rules, in Form 47 , under the heading “ Certificate of payment of composite fee/ taxes ( for tourist 

permit)” , for the word and figure “ Rs, 15 ,000" the words “ Rupees sixteen thousand five hundred" shall be 
substituted . 

{F. No .RT- 16031/6 /2010 - T ( Pt.)] 

NITIN R .GOKARN , Jt . Secy. 
FootNote : - - The principal rules were published vide number G . S .R . 590 ( E ), dated 2nd June, 1989 and last amended vide 
number G .S.R . 148 (E ), dated the 7th May, 2010 . 


Anated by the Mwagar, Goveremce of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


